रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 16 , 2018 / कार्तिक 25 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY , NOVEMBER 16 , 2018 /KARTIKA 25 , 1940 


सं . 4559 ] 
No. 4559 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 15 नवम्बर , 2018 
का . आ . 5779 ( अ ). -केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन , सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का . आ . 1375 ( अ ) तारीख - 27 मार्च 2018, जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग -II, खंड- 3, उप खण्ड (ii ), तारीख 27 मार्च 2018 में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय 
राजमार्ग संख्या 66 के242. 200 कि . मी . से 282.380 कि . मी .( आरवली से कांटे ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चार लेन का बनाने चौड़ा 
करने ), अनुरक्षण , प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन 11 /04/ 2018 तारीख को “ दैनिक प्रहार " 
और 13/04/ 2018 तारीख को “ दैनिक पुढारी "में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है; 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह धोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया 
जाना चाहिए ; 

और अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना 
के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो 
जाएगी । 


6740 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 


राज्य के रत्नागिरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 242. 200 कि . मी . से 282. 380 कि . मी . ( आरवली से कांटे सेक्सन ) के 
लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


भूमि का क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 

जिले का नाम : रत्नागिरी 
क्रमिक | सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 
संख्या 
2 3 

4 
तालुक का नाम : संगमेश्वर 
गांव का नाम : आरवली 


106 / 36 Part 


निजी 


एग्रीकल्चर 


एग्रीकल्चर 


0 .0004 


004 


शेवंती बाळू भुवड , सुजाता राजाराम पांडव , 
निर्मला सीताराम शिंगण 
( 106/ ३६ ) 


गांव का नाम : गोळवली 


204 / 3 part 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 .0612 


भिकाजी विठू किंजलकर , सुरेश विठू 
किंजलकरवासंती झिमा गिजये , सिता तुकाराम 
डिके , आनंदी विठू किंजलकर 
|( 204/ ३ पार्ट ) 


गांव का नाम: हारेकरवाडी 


54/ 19 part 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0801 


प्रसाद शंकर सुर्वे 
(54/ १९ पार्ट ) 


गांव का नाम : कांटे 


66/ 3a Part 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0002 


कमळी महादेव सावंत , एकनाथ चिंतामणी 
बने , वंदना विजय जाधव , मंदार जनार्दन बने , 
प्रीतम प्रवीण माळवी, अंकिता नितीन माळवी , 
रोहिणी जनार्दन बने, चंद्रकांत रामचंद्र बने , 
संध्या रामचंद्र बने , सुधा अनंत घाग, शारदा 
वसंत बने , संजय वसंत बने , सुहास वसंत बने , 
रेखा वसंत बने , रमाकांत चिंतामणी बने 
( ६६ / ३अ पार्ट ) 
गुणाजी भागोजी सांडीम , हरिश्चंद्र देवाजी 
सांडींम , प्रवीण देवजी सांडीम , जानकी देवजी 
सांडीम 
( 68/ ४ पार्ट ) 


5 


68/ 4 Part 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0004 


गांव का नाम : मानसकोंड 


| 15 / 1 Part 


| निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0015 


|शिवराम हिरू मायगडे, अनुसया तुकाराम 
पाताडे, शेवंती बाळकृष्ण मांजरेकर , 
पार्वतीबाई हिरू मायगडे, अनिता अर्जुन 
मायगडे, पांडुरंग अर्जुन मायगडे, मीनाक्षी 
विकास फेपडे, रविंद्र अर्जुन मायगडे 
( 15 / १ पार्ट ) 


गांव का नाम : रामपेठ 


| 23/ 3 Part 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0008 


श्रीधर गणपत शेरे 
( 23 / ३ पार्ट ) 


गांव का नाम : तुरळ 


87/6 part 


87/ 6 part 


निजी 


निजी 


एग्रीकल्चर 


एग्रीकल्चर 


0.0187 


0 .0187 


नूरअल्ली फक्रुद्दीन मोडक , आयशाबी इस्माईल 
मोडक , इब्राहिम फक्रुद्दीन मोडक , शिरीनबानू 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


फक्रुद्दीन मोडक, अध्यक्ष चिखली दहागाव 
मध्यवर्ती सहकारी मंडळ चिखली, राजेंद्र 
दिनकर सुर्वे, अध्यक्ष तुरळ शिक्षण प्रसारक 
मंडळ मुंबई , राजेंद्र गजानन नागवेकर , अश्रफ 
गफ्फुर कनवाडकर , बानू जमाल पटेल , कौशल 
सिराज फणसोपकर , हंसा बशीर गडकरी , 
राबिया गफ्फुर कनवाडकर, विद्यमान अध्यक्ष 
चिखली दहागाव बौद्धजन मध्यवर्ती संस्था 
वरळी मुंबई 
( 87/ ६ पार्ट ) 
अनिल हनुमंत घोसालकर 
|( 78/ १० पार्ट ) 
सुरेश पांडुरंग वारोसे , दत्ताराम पांडुरंग 
वारोसे, शशिकांत पांडुरंग वारोसे 
( 87/ ४० अ पार्ट ) 


78 / 10 part 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 .0915 


JST/40 a Part निजी 


87/ 40 a Part | निजी 


एग्रीकल्चर 


एग्रीकल्चर 


| 0.0044 


0.0044 


गांव का नाम : वाडानवडी 


17a2 Part 


17a2 Part 


निजी 


एग्रीकल्चर 


एग्रीकल्चर 


0.0002 


0 . 0002 


संदेश ज्ञानदेव भांड , गणेश ज्ञानदेव भांड 
( 17A/ २ पार्ट ) 


गांव का नाम : वांद्री 


2 


|| 3a /1b Part 


|| 3a/ TD 


निजी 


एग्रीकल्चर 


||0.0385 


पार्वती गोपाल सणगर 
|(3A/१ब पार्ट ) 
सुभाष पांडुरंग तोडणकर 
( ९ अ / २क पार्ट ) 


| 9a/ 2c Part 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0. 0002 


कुल 


| 0. 2981 


[ फा . सं. RW/ NH- 37014/21/ 2013- NHDP-IVA-ZONE-IV/3D3] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th November, 2018 


S . O . 5779 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways,Department of Road Transport and Highways number S .O .( E ) 1375 dated 27 March 2018 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the 
National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza 
Maintenance , management and operation of NH66 on the stretch of land from Km 242 . 200 to Km 282 .280 Aravali - 
Kante Section ) in the district of RATNAGIRI in the State of MAHARASHTRA 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Daily Prahar” dated the 11 /04 / 2018 and 
“ Daily Pudhari ” dated 13/ 04 /2018 ; under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub- section ( 1 ) of section3D of the said Act, the competent authority has submitted 
its report to the Central Government; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii )] 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by the sub - section ( 1) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land specified in the 
said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest absolutely 
in the Central Government, free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land from Km 242.200 

to Km 282 .380 (Aravali - Kante Section ) on the National Highway No. 66 in the State ofMaharashtra 


State :MAHARASHTRA 

District: RATNAGIRI 
Sr. Survey Type of Land Nature of Land 

Number 


Area in 
Hectare 


No . 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


3 14 


Taluk : Sangameshwar 
Village: Aravali 


106 / 36 Part 


Private 


Agriculture 


|| 0 . 0004 


Shevanti Balu Bhuwad , Sujata Rajaram 
Pandav, Nirmala Sitaram Shingan 
106 / 36 


Village : Golavali 


204 /3 part 


Private 


Agriculture 


10 . 0612 


Bhikaji Vithu Kinjalkar , Suresh Vithu 
Kinjalkar, Vasanti Zime Gijaye , Nirmala 
Laxman Bate , Sita Tukaram Dike, 
Ananadi Vithu Kinjalkar 
204/3 Part 


Village : Harekarwadi 


54 /19 part 


Private 


Agriculture 


10 .0801 


||Prasad Shankar Surve 
54 / 19 Part 


Village: Kante 


66 /3a Part 


Private 


Agriculture 


0 . 0002 


Kamali Mahadeo Sawant, Eknath 
Chintamani Bane , Vandana Vijay 
Jadhav ,Mandar Janardan Jadhav , Pritam 
Pravin Salvi, Rohini Janardan Bane , 
Chandrakant Ramchandra Bane , 
Sandhya Ramchandra Bane , Sudha 
Anant Ghag, Sharad Vasant Bane, 
Sanjay Vasant Bane, Suhas Vasant Bane , 
Rekha Vasant Bane , Ramakant 
Chintaman Bane 
66A/3A Part 
Gunaji Bhagoji Sandim , Pravin Devji 
Sandim , Janki Devji Sandim 
68 /4 Part 


168 /4 Part 


Private 


Private 


Agriculture 


Agriculture 


0 .0004 


Village: Manaskond 


|| 15 / 1 Part 


Private 


Agriculture 


0.0015 


Shivram Hiru Mayangade, Vasant Hiru 
Mayangade , Anusaya Tukaram Patade 
Shivanti Balkrushna Manjarekar, 
Parvatibai Hiru Mayangade , Anita Arjun 
Mayangade , Pandurang Arjun 


[ 911 II - QUS 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Mayangade, Minakshi Vikas Phepade, 
Ravindra Arjun Mayangade 
15 / 1 Part 


Village : Rampeth 


23 /3 Part 


Private 


Private 


Agriculture 


Agriculture 


0.0 8 


0 .0008 


Shreedhar Ganpat Shere 
23 /3 Part 


Village : Tural 


87 /6 part 


Private 


Agriculture 


0 .0187 


Nurali Fakruddin Modak , Ieshabi Ismile 
Modak , Ibrahim Karuddun Modak , Najir 
Fakruddun Modak , Shirinbanu 
Fakruddun Modak , Adhyaksha Chikhali 
Dhagaon , Madhayavarti Sahakari 
Mandal Chikhali , Rajendra Dinkar 
Surve , Adhyaksha Tural Shikshan 
Prasarak Mandal Mumbai, Rajendra 
Gajanan Nagvekar, AshrufGaphur 
Kandadkar, Banu Jamal Patel, Kaushal 
Siraj Phansopkar, Hasna Bshir Gadkari, 
Rabiya Gaphur Kandvadkar , Vidhyaman 
Ashyaksha Chikhali Dahagaon , 
Baudhajan Madhyavarti Sanstha Varoli 
Mumbai 
8776 Part 
Anil Hanumant Ghosalkar 
78 / 10 Part 


78/ 10 part 


|Private 


Agriculture 


10. 0915 


| 87 /40 a Part 


| Private 


Private 


Agriculture 


Agriculture |0.004 


0 .0044 


Suresh Pandurang Varose , Dattaram 
Pandurang Varose, Shashikant 
Pandurang Varose 
87 / 40A Part 


Village : Wada Nawdi 


|| 17a2 Part 


Private 


Private 


Agriculture 


Agriculture 


10.0 2 


0 . 0002 


Sandesh Dnyandeo Bhand , Ganesh 
Dnyandeo Bhand 
17A / 2 Part 


Village : Wandri 


3a / lb Part 


Private 


Agriculture 


0 .0385 


Parvati Gopal Sanagar 
3A / 1B Part 
Subhash Pandurang Todankar 
9A /2C Part 


19a /2c Part 


Private 


Agriculture 


0 . 0002 


TOTAL 


0 .2981 


[F . No. RW /NH - 37014 /21/2013-NHDP -IVA -ZONE - IV /3D3 ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. N OV 

ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2018 . 11.21 
15 : 16 :28 + 0530 


